निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 333 ) 


24 आषाढ़ 1933 ( श0 ) 
पटना , शुक्रवार , 15 जुलाई 2011 


संसदीय कार्य विभाग 


अधिसूचनाएं 

13 जुलाई 2011 
सं0 सं0का0 - 1 / वि0मं0 ( लैप टॉप) - 05 - 03 / 2011 - 1518 — बिहार विधान मंडल ( सदस्यों का वेतन, भत्ते 
एवं पेंशन ) अधिनियम, 2006 ( अधिनियम सं0 16, 2006) की धारा - 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
बिहार - राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं , यथा : 

बिहार विधान मंडल (सदस्यों को कम्प्यूटर उपकरण की सुविधा) नियमावली, 2011 

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ । – (1) यह नियमावली बिहार विधान मंडल ( सदस्यों को कम्प्यूटर 
उपकरण की सुविधा) नियमावली, 2011 कही जा सकेगी । 

( 2 ) इसका विस्तार बिहार विधान मंडल के सदस्यों तक होगा । 
( 3) यह अधिसूचना की तिथि से प्रवृत होगी । 
2. परिभाषाएँ । – जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो इस नियमावली में - 
( क ) " अधिनियम " से अभिप्रेत है बिहार विधान मंडल ( सदस्यों का वेतन , भत्ता एवं पेंशन ) अधिनियम, 2006 ; 
( ख ) " सभा सचिवालय से अभिप्रेत है बिहार विधान - सभा सचिवालय ; 
( ग) “ परिषद सचिवालय से अभिप्रेत है बिहार विधान परिषद सचिवालय ; 
( घ ) “ सदस्य " से अभिप्रेत है बिहार विधान मंडल का कोई सदस्य ; 
( ड.) “ परिशिष्ट से अभिप्रेत है इस नियमावली का परिशिष्ट ; 


बिहार गजट ( असाधारण), 15 जुलाई 2011 


( च ) “ प्राधिकृत व्यवहारी (डीलर) / आपूर्तिकर्ता से अभिप्रेत है अपने उत्पाद की बिक्री के लिए कम्प्यूटर 
उपकरण के मूल उपकरण विनिर्माता द्वारा प्राधिकृत फर्म; 

( छ ) “ कम्प्यूटर उपकरण " से अभिप्रेत है डेटा के भंडारण, पुनःप्राप्ति , प्रोसेसिंग, स्कैनिंग, अंतरण और मुद्रण 
के लिए समर्थ, किसी भी नाम से जाने जानेवाले सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजिट और इसमें परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट सभी 
उपकरण सम्मिलित है; 

( ज ) “ प्रक्रिया से अभिप्रेत है इस स्कीम के अधीन कम्प्यूटर उपकरण के उपापन तथा सदस्यों को 
प्रतिपूर्ति / अग्रिम भुगतान की प्रक्रिया; 

( झ ) “ स्कीम से अभिप्रेत है कम्प्यूटर उपकरण क्रय करने हेतु बिहार विधान मंडल के सदस्यों की वित्तीय 
हकदारी की स्कीम ; 

( ञ) “ साफ्टवेयर " से अभिप्रेत है कम्प्यूटर चलाने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम अथवा प्रोग्रामों का सेट और इसमें 
सिस्टम सॉफ्टवेयर भी शामिल है ; 

( ट) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों एवं अभिव्यक्तियों के वही अभिप्रेत होंगे, जो 
अधिनियम में उनके प्रति समनुदेशित किये हैं । 

3. कम्प्यूटर उपकरण के लिए सदस्यों की वित्तीय हकदारी की स्कीम एवं प्रक्रिया । -(1) वित्तीय हकदारी स्कीम 
के माध्यम से सदस्यों द्वारा कम्प्यूटर उपकरण प्राप्त किया जाएगा । 

(i) बिहार विधान मंडल के सदस्य के रूप अपनी पदावधि के दौरान इस स्कीम के अधीन कम्प्यूटर 
उपकरण और सॉफ्टवेयर के क्रय के लिए सदस्य की वित्तीय हकदारी अधिकतम 1, 00,000 ( एक लाख ) रुपये तक 
होगी । 

(ii) इस नियमावली के अधीन अन्य शर्तों के होने पर भी विधान मण्डल के वैसे सदस्य , जिन्हें पूर्व में 
लैपटॉप कम्प्यूटर उपलब्ध कराया जा चुका है, भी नई स्कीम के लिए विकल्प दे सकेंगे । 

परन्तु उन्हें लैपटॉप कम्प्यूटर के हासित मूल्य के समतुल्य राशि विधान - सभा / विधान परिषद सचिवालय में 
जमा करनी होगी अथवा उक्त राशि को नई स्कीम की राशि से कटौती करने के आशय का पत्र 
विधान - सभा / विधान परिषद सचिवालय को देना होगा । लैपटॉप कम्प्यूटर के हासित मूल्य का निर्धारण बिहार स्टेट 
इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (बेलट्रॉन ) द्वारा किया जायेगा । 

( 2) कोई भी सदस्य इस स्कीम के अधीन परिशिष्ट - | में विनिर्दिष्ट कम्प्यूटर उपकरण के किसी अथवा 
सभी मदों की खरीद करने का हकदार होगा । 

(3) कोई भी सदस्य अपनी पदावधि के दौरान किसी भी समय परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट कम्प्यूटर उपकरण 
और सॉफ्टवेयर के किसी मॉडल को खरीदने के लिए स्वतंत्र होगा । इस शर्त के अध्यधीन कि प्रतिपूर्ति / भुगतान की 
कुल रकम इस नियम के उप - नियम 1 के खण्ड (i) के अधीन हकदारी से अनधिक हो , परिशिष्ट - 1 में विनिर्दिष्ट 
कम्प्यूटर उपकरण की एक से अधिक इकाई की खरीद के लिए भी वह समान रूप से स्वतंत्र होगा । 

परन्तु , सदस्य द्वारा खरीदे गए उपकरण की लागत , उसकी वित्तीय हकदारी से अधिक होने की दशा में , 
उसकी अंतर राशि का वहन सदस्य द्वारा स्वयं किया जायेगा । 

( 4) सदस्य परिशिष्ट - || में विनिर्दिष्ट ब्रांडों के कम्प्यूटर प्राधिकृत आपूर्तिकर्ताओं से क्रय करेगा । 
( 5 ) किसी भी सदस्य को किसी ब्रांड का प्रिंटर, स्कैनर और यू०पी०एस० खरीदने की स्वतंत्रता होगी । 


बिहार गजट ( असाधारण), 15 जुलाई 2011 


(6) किसी सदस्य की वित्तीय हकदारी कम्प्यूटर उपकरण की खरीद की तारीख को नियत राशि होगी । 
जहाँ कोई सदस्य उपकरण का क्रय अंशतः करता हो , वहां वह पहली बार कम्प्यूटर उपकरण के उपापन के समय 
नियत राशि की हद तक प्रतिपूर्ति पाने का हकदार होगा । उसकी हकदारी उसके प्रथम उपापन के पश्चात् राशि में 
वृद्धि / हास से प्रभावित नहीं होगी । 

(7) इस स्कीम के अधीन सदस्य द्वारा खरीदा गया कम्प्यूटर उपकरण उसके पास ही रहेगा, किन्तु यदि 
वह सदस्य न रह जाता है तो विद्यमान आयकर नियमावली के अनुसार उसे कम्प्यूटर उपकरण का हासित मूल्य 
जमा करना होगा । 

____ 4. अग्रिम भुगतान । – कम्प्यूटर उपकरण की खरीद हेतु अग्रिम का भुगतान विधान - सभा / विधान परिषद 
सचिवालय द्वारा प्राधिकृत व्यवसायियों / आपूर्तिकत्ताओं द्वारा निर्गत कच्चा बीजक (प्रोफार्मा इन्वायस) के विरूद्ध किया 
जायेगा । 

5. लेखा संधारण एवं अंकेक्षण । – लेखा संधारण एवं अंकेक्षण के प्रयोजनार्थ सदस्य, विधान - सभा / विधान 
परिषद सचिवालय द्वारा कच्चा बीजक पर भुगतान किये जाने की तिथि से 30 दिनों के अन्दर , सम्यक रूप से 
अनुप्रमाणित खरीद का मूल प्रमाण उपलब्ध करायेगा । आपूर्तिकर्ता द्वारा निर्गत बिल (विपत्र ) / कैश मेमो खरीद का 
स्वीकार्य सबूत होगा, बशर्ते उसमें निम्नलिखित अन्तर्विष्ट हो / दर्शाया गया हो: 

बेचे गए हरेक उपकरण की क्रम संख्या; 

यह तथ्य कि माल दे दिया गया है ; 
(III) यह तथ्य कि पूरा भुगतान प्राप्त कर लिया गया है । 

6. कम्प्यूटर उपकरण का रख - रखाव और बीमा । – यह निर्णय सदस्य को ही करना होगा कि वह स्कीम 
के अधीन खरीदे गए कम्प्यूटर उपकरण का बीमा कराना चाहते हैं या नहीं । कम्प्यूटर उपकरण का रख - रखाव एवं 
बीमा की व्यवस्था सदस्य द्वारा स्वयं किया जाएगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 

नवनीत रंजन तिवारी, 

विशेष कार्य पदाधिकारी । 
परिशिष्ट 

कम्प्यूटर उपकरण और सॉफ्टवेयर के मद 
1. डेस्क टॉप कम्प्यूटर 
2. लैप टॉप कम्प्यूटर / नेट बुक कम्प्यूटर / टैबलेट इत्यादि 
3. पेन ड्राइव 
4. सी०डी० / डी०वी०डी० 
5 . प्रिन्टर ( डेस्क जेट / लेजर जेट / बहु कार्यात्मक / पोर्टेबल ) 
6 . स्कैनर 
7. यू०पी०एस० (मात्र डेस्कटॉप के साथ ) 
8. हाथ से पकड़ा जानेवाला (हैंडहेल्ड ) कम्यूनिकटर / पॉमटॉप कम्प्यूटर 
9. डेटा इंटरनेट कार्ड 
10. एम०एस० ऑफिस सूइट 
11. वाइरस रोधी सॉफ्टवेयर 


PER JGIC (31HTET UT ), 15 JAIS 2011 


12. भाषा सॉफ्टवेयर और आवाज की पहचान करनेवाला सॉफ्टवेयर 
13. 3TRL greyce Heuch Buch PUTI 


TRATE - 11 


डेस्क टॉप / लैप टॉप कम्प्यूटर उपकरण के ब्रांडो की सूची 

Acer 


- 


एसर 


r 


डेल 


Dell 


~ 


एच०सी०एल 


एच०पी० 


w 


लेनेवो 


पी सी एस 


Ò 


HCL 
HP 
Lenovo 
PCS 
Wipro 
Apple 
Sony 
Samsung 


À 


विप्रो 


एप्पल 


0 


सोनी 


0 


सैमसंग 


° 


The 13th July 2011 
No .-P . A .- 1 /V . M . (laptop )-05 -03/ 2011- 1518In exercise of the powers 
conferred by section 8 of the Bihar Legislature (Members Pay, Allowances and 
Pension ) Act, 2006 , ( Bihar Act 16 of 2006 ) The Governor of Bihar is pleased to 
make the following Rules: 
Bihar Legislature (Facility of Computer Equipment to Member) Rules , 2011 

1 . Short Title, Extent and Commencement. - (1) These rules may be called 
The Bihar Legislature (Facility of Computer Equipmentto Member) Rules, 2011 

(2) It shall extend to Members of Bihar Legislature . 
(3) It shall come in force from the date of notification . 
2 . Definitions. - In these rules , unless the context otherwise requires : 

(a) “ Act” means Bihar Legislature (Members Pay, Allowances and 
Pension) Act , 2006 ; 

(b ) “ Assembly Secretariat” means the Bihar Legislative Assembly 
Secretariat; 

(C) “ Council Secretariat ” means the Bihar Legislative Council Secretariat; 
(d ) “ Member” means a Member of Bihar Legislature ; 
( e ) “ Appendix ” means an Appendix to these rules ; 


PER JIGIC (31HTERUT), 15 


al 2011 


(f) “ Authorised dealer/supplier” means a firm authorised by an Original 
Equipment Manufacturer of computer equipment to sell its products ; 

(g ) “ Computer equipment” means all electronic gadgets capable of storing , 
retrieving, processing, scanning , transferring and printing of data by whatever 
name called , and includes all equipment specified in the Annexure ; 

(h ) “ Procedure ”means the detailed procedure of procurement of computer 
equipment and reimbursement/ advance payment to the members under the 
scheme; 

(i) " Scheme" means the Scheme of financial entitlement of Members of 
Bihar Legislature for purchase of Computer Equipment; 

(j) “ Software ” means a programme or a set of programmes used to 
operate a computer, and includes system software . 

(k ) Words and Expressions used in this Rules but not defined shall have 
the samemeaning which are assigned to them in the Act . 

3. Scheme and Procedure of Financial Entitlement of Members for 
Computer Equipment. - ( 1) Computer equipment shall be procured by the 
Members through a Scheme of financial entitlement. 

(i) The financial entitlement of a Member for purchasing computer 
equipment and software under the Scheme during his term as Member of Bihar 
Legislature shall be upto Rs. 1,00 ,000 /- (One Lac ). 

(ii) Notwithstanding other conditions under these Rules , a member of the 
Legislature who has already been provided with Laptop Computer may opt for 
the New Scheme. Provided that, he / she shall have to either deposit the amount 
equal to depreciated value of the Laptop Computer to the Secretariat of the 
Assembly/Council or have to give a letter of intention to the Assembly / Council to 
the effect to deduct the said amount from the amount of the New Scheme. The 
depreciated value of Laptop computer shall be determined by Bihar State 
Electronics Development Corporation Ltd . (BELTRON ). 

(2 ) A member shall be entitled to purchase any or all of the items of 
computer equipments specified in the Appendix - 1 under this Scheme. 

(3 ) A member shall be free to purchase any model of the computer 
equipment and software , specified in the Appendix , at any time during his term . 
He/She shall be equally free to purchase more than one unit of computer 


PER JGIC (31HTETPUT ), 15 JAIS 2011 


equipment specified in the Appendix subject to the condition that the total amount 
of reimbursement/ payment shall not exceed the entitlement under clause (i) of 
sub -rule (1 ) of this rule . 

Provided that in case the cost of equipment purchased by a Member 
exceeds his /her financial entitlement, the difference amount thereof shall be 
borne by the Member himself /herself. 

(4 ) A member shall purchase the specified brand of computer in 
Annexure - Il from the authorised dealer /supplier. 

(5 ) A member shall be free to purchase any brand of Printer, Scanner and 
UPS . 

(6 ) The financial entitlement of a Member shall be the amount fixed on the 
date of purchase of computer equipment. Where a member purchases computer 
equipment in parts , he is entitled to get reimbursement to the extent of amount 
fixed at the time of procurement of computer equipment first time. His/Her 
entitlement shall not be affected by increase/decrease in the amount subsequent 
to his first procurement. 

(7) The computer equipment purchased by a Member under the Scheme 
shall remain with him /her. However, he/she shall have to deposit depreciated 
cost of the computer equipment as per prevailing Income Tax Rules if he ceases 
to be a member. 

4. Advance Payment:- The Assembly /Council Secretariat shall make 
advance payment to the member against Pro forma Invoice issued by the 
Authorised dealer/ supplier . 

5 . Maintenance of account and audit:- The members shallmake available 
the proof of purchase in original duly attested by him within 30 days from the date 
of release of payment against pro forma invoice to the Assembly 
Secretariat/Council Secretariat for the purpose of maintenance of account and 
audit . A bill/cash memo , issued by the supplier, would constitute an admissible 
proof of purchase provided it contains/ reflects the following : 

(i) the serial number of each equipment sold ; 
(ii) the fact that the goods have been delivered ; 
(iii ) the fact that the payment has been received in full. 


ROER JGIC ( 31HTERUT), 15 Jalis 2011 


6 . Maintenance and Insurance of Computer Equipment. - It shall be for the 
member to decide if he/ she wishes to get the computer equipment purchased 
under the scheme insured . The arrangement for insurance & maintenance of the 
computer equipment shall be made by the member himself/herself . 

By Order of the Governor of Bihar, 
NAVNEET RANJAN TIWARI, 

O . S . D . to Government. 


Appendix -1 
ITEMS OF COMPUTER EQUIPMENT AND SOFTWARE 
1. Desktop computer 
2. Laptop Computer/ Net Book Computer/ Tablet etc. 
3 . Pen drive 
4 . CDs/DVDs 
5 . Printer (DeskJet/ LaserJet/Multi-function / Portable ) 
6 . Scanner 
7 . UPS (with desktop only ) 
8 . Handheld Communicator / Palmtop computer 
9. Data internet cards 
10 . M . S .Office suite 
11 . Anti-virus Software 
12 . Language software and Speech Recognition Software 
13. Other Computer Accessories. 

Appendix - 11 
List of Branded Desktop / Laptop equipment 
Acer 


Dell 


HCL 
HP 


Lenovo 


PCS 


Wipro 


Apple 


8 


बिहार गजट ( असाधारण ), 15 जुलाई 2011 


Sony 


10 . 


Samsung 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 333-571+ 1500 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


